निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 485 ) 


28 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना, शनिवार, 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचन विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 

19 सितम्बर 2009 
सं0 वी1 - 3- 225 / 2009 - 65 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
निम्नलिखित घोषणाएँ (प्ररूप 21घ), जिसमें बिहार विधान - सभा उप -निर्वाचन , 2009 के अवसर पर 2 -बगहा ( अ0जा0), 9-नौतन , 
60– बोचहाँ (अ0जा0 ), 62 - औराई, 93 - कल्याणपुर , 94- वारिसनगर (अ0जा0), 105 – बेगूसराय, 113 -त्रिवेणीगंज , 119 –सिमरी बख्तियारपुर, 
130 - अररिया, 155 – धुरैया ( अ0जा0), 167 -मुंगेर, 193 –फुलवारी ( अ0जा0), 210- रामगढ़ , 213 – चैनपुर, 215 - चेनारी ( अ0जा0 ), 228-घोसी 
एवं 235 – बोधगया ( अ0जा0) विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम एवं पते दिये गये हैं, सर्वसाधारण की जानकारी 
के लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

आर0 के0 प्रसाद , 
उप -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्रपत्र 21 - घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
02 - बगहा ( अ. जा .) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 की धारा - 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि श्री कैलाश बैठा, दीनदयालनगर, बगहा - 1 , 
जिला पश्चिम चम्पारण जो जनता दल ( यूनाइटेड ) मान्यताप्राप्त पार्टी द्वारा खड़े किए गए । 

उस सदन में श्री पूर्णमासी राम, पूर्व सदस्य विधान सभा के पद त्याग के कारण 02 - बगहा ( अ. जा .) 
स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थानः बेतिया 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

( See rule 64) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 02 -Bagha ( SC ) Assembly constituency . 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Sri 
Kailash Baitha of Dindyal Nagar, Bagaha -1 , District- West Champaran sponsored by Janata Dal 
(United) recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House 
by the resignation of Sri Purnmasi Ram , EX - MLA . 
Place : Bettiah 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्रपत्र 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

09 - नौतन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 की धारा - 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा - 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि श्री नारायण प्रसाद, ग्राम -विशुनपुरा, 
पो0 - नौतान , थाना - जगदीशपुर, जिला - पश्चिम चम्पारण जो बहुजन समाज पार्टी मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा 
खड़े किए गए । 

उस सदन में श्री बैधनाथ प्रसाद महतो के पद त्याग के कारण 09 - नौतन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थानः बेतिया 

( हरू ) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 
Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 09 -NAUTAN Assembly constituency . 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that Narain 
prasad , Vill -Visunpura , Jagdishpur P . O .-Nautan , Dist -West Champaran , sponsored by Bahujan 
Samaj Party recognized political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Baijnath Prasad Mahto . 
Place : Bettiah 

Sd / - Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

60 - बोचहा ( अ0जा0) विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि मुसाफिर पासवान, ग्राम - नाजीरपुर, पोस्ट - शेखपुरा, भाया -रमना , 
जिला - मुजफ्फरपुर जो राष्ट्रीय जनता दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री रमई राम के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मुजफ्फरपुर 

(ह0) - अस्पष्ट , 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 
Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order) 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Election to the legislative Assembly of Bihar from 60 -Bochaha (SC ) Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Musafir 
Paswan , Vill.-Nazirpur , P .O .-Shekhpur, Via .- Ramana Dist.-Muzaffarpur Sponsored by Rashtriya 
Janata Dal recognized political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Shri Ramai Ram having been declared void . 
Place: MUZAFFARPUR 

Sd /- Illegible , 
Date: 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

62 - औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि सुरेन्द्र कुमार, ग्राम - कल्याणपुर, पोस्ट - चन्दवारा, थाना - औराइ , 
जिला - मुजफ्फरपुर जो राष्ट्रीय जनता दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री अर्जुन राय के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मुजफ्फरपुर 

( ह0) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act , 1951 

Bye -Election to the Legislative Assembly of Bihar from 62-Aurai Assembly 
Constituency . In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 
Surendra kumar, Village -Kalyanpur, P .O .- Chandwara , P .S .-Aurai , Distt .-Muzaffarpur Sponsored 
by Rashtriya Janata Dal recognized political party has been duly elected to fill the vacancy caused 
in that House by the resignation of Sri Arjun Ray having been declared void . 
Place: Muzaffarpur 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

93- कल्याणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान - सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री अशोक प्रसाद वर्मा, ग्राम - चांधरपुर, पोस्ट - मुक्तापुर, जिला - समस्तीपुर जो 
राष्ट्रीय जनता दल मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्रीमती अश्वमेध देवी के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं । 
स्थान : समस्तीपुर 

(ह0) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 . 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 93-Kalyanpur Assembly constituency . 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Ashok 
Prasad Verma,Vill. Chandharpur, P . O .-Muktapur, District- Samstipur sponsored by Rashtriya 
Janata Dal recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Ashawmegh Devi. 
Place : Samastipur 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

94 - वारिसनगर ( अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री विश्वनाथ पासवान, ग्राम - हरिटोल, पोस्ट - दिनमनपुर , थाना - खानपुर , 
जिला - समस्तीपुर जो लोक जन शक्ति पार्टी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री महेश्वर हजारी के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : समस्तीपुर 

( ह0) - अस्पष्ट , 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 94 -Warisnagar (sc ) Assembly constituency. 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961 , I declare that 
Vishwanath Paswan , Vill- Haritol, PO - Dinmanpur, PS - Khanpur, Dist -Samastipur sponsored by 
Lok Jan Shakti Party recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused 
in that House by the resignation of Maheshwar Hajari. 
Place : Samastipur 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21 घ 

(नियम 64 देखिये) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार राज्य के 105 - बेगूसराय विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये उप -निर्वाचन , 2009 | 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अविष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह, सा0 - आनन्दपुर , पो0 - सुहृदनगर, थाना - मुफस्सिल , 
जिला - बेगूसराय जो भारतीय जनता पार्टी मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये है । 

उस सदन में , श्री भोला सिंह, माननीय विधान - सभा सदस्य 105 - बेगूसराय विधान सभा के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति 
को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : बेगूसराय 

( ह0) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Election to the Legislative Assembly of Bihar from 105 -Begusarai Assembly Constituency 

____ Bye- Election - 2009. 
In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Srikrishna 
Prasad Singh, At - Anandpur, Post - Suhird Nagar, Thana - Muffasil, Dist .- Begusarai Sponsored by 
Bharatiya Janata Party recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused 
in that House by the resignation of Sri Bhola Singh , Member of 105 -Begusarai Assembly 
Constituency having been declared vacant. 
Place : Begusarai 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 

( कानूनी नियम और आदेश ) 


प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

113 -त्रिवेणीगंज विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार की विधान - सभा के लिए उप -निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री दिलेश्वर कामैत, ग्राम - लक्ष्मीनियाँ, पोस्ट - महोलिया, थाना- त्रिवेणीगंज , 
जिला - सुपौल, जो जनता दल ( यूनाइटेड) द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री विश्वमोहन कुमार के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : सुपौल 

( ह0) - अस्पष्ट, 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order) 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar from 113 - Triveniganj Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 
Dileshwar Kamait , Vill- Lakshminiya , P .O .-Mohaliya, P .S .- Triveniganj, Distt.- Supaul sponsored 
by Janata Dal (United ) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the 
resignation of Vishwa Mohan Kumar having been declared vacant. 
Place : Supaul 

Sd ./- Illegible, 
Date: 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिएनिर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
119 –सिमरी बख्तियारपुर विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार राज्य की विधान सभा के लिए उप –निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री चौधरी महबूब अली कैसर , पिता - स्व0 चोधरी मो0 सलाहउद्दीन , 
ग्राम + पोस्ट -सिमरी बख्तियारपुर, जिला - सहरसा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री दिनेश चन्द्र यादव, सदस्य बिहार विधान सभा के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् 
रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : सहरसा 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 
Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 119 - Simri Bakhtiyarpur Assembly 

constituency . 
In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961 , I declare that Sri 
Choadhary Mehboob Ali Kaiser , Son of Late Chaudhary Md. Salahuddin , At + P . O . Simri 
Bakhtiarpur, District- Saharsa sponsored by Indian National Congress recognised political party 
has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Dinesh 
Chandra Yadav . 
Place : Zila School, Saharsa 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


11 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार राज्य के 130 - अररिया विधान - सभा उप -निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि विजय कुमार मंडल , पिता - स्व0 नंदकेश्वर मंडल, ग्राम - बटराहा मंडल टोला, 
पो0 - बटराहा, जिला - अररिया जो लोक जन - शक्ति पार्टी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी का नाम द्वारा खड़े किए गए । 

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में श्री प्रदीप कुमार सिंह के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप 
से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : अररिया 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order) 

FORM - 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Bye Election to the Legislative Assembly 2009 of Bihar from 130 - Araria Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that Vijay kumar 

mandal, Late Nandkeshwar mandal , Vill.- Batraha mandal tola, P.0 .- Batraha, Dist.- Araria 
Sponsored by LJP has been duly elected to fill the seat in that house by the resignation of Mr. 
Pradeep Kumar Singh . 
Place : Araria 

Sd ./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 
( कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
155 – धुरैया ( अ0जा0) विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान - सभा के लिए उप -निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री मनीष कुमार, आर0बी0आई0 कॉलोनी , भूतनाथ रोड , बहादुरपुर अगम कुऑ, 
पटना -26, जो जनता दल ( यूनाईटेड), मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं । 

____ उस सदन में , श्री भूदेव चौधरी, सदस्य विधान - सभा, 155 - घुरैया ( अ0जा0) विधान - सभा क्षेत्र के पद त्याग के कारण हुई 
रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : केन्द्रीय विद्यालय, बांका 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीख : 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
(Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 . 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 155 - Dhuraiya (SC ) Assembly constituency. 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that Manish Kumar 
R. B.I. Colony , Bhutnath Road , Bahadurpur, Agamkuan, Patna -26 sponsored by Janata Dal 
(united) name of the recognized political party has been duly elected to fill the vacancy caused 
in that House by the resignation of Sri Bhudeo Choudhary . 
Place- Kendriya Vidyalaya Banka 

Sd ./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 


13 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21 घ 

(नियम 64 देखिये ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
167 -मुंगेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान - सभा के लिये उप –निर्वाचन , 2009 । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अतविष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, मोहल्ला - कौड़ा मैदान, पोस्ट - मुंगेर, जिला -मुंगेर 
जो राष्ट्रीय जनता दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये है । 

उस सदन में, डॉ0 मोनाजीर हसन के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : मुंगेर 

(ह0) - अस्पष्ट , 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

[ FORM 21D ] 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Election to the Legislative Assembly of Bihar State from 167-Munger Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act , 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961 , I declare that Shri 
Vishwanath Prasad Gupta, Mohalla- Kaura Maidan, Post- Munger, Dist.- Munger Sponsored by 
Rashtriya Janata Dal recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in 
that House by the resignation of Dr. Monazir Hasan . 
Place :Munger 

Sd./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


14 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 
(कानूनी नियम और आदेश ) 

प्ररूप 21 घ 

(नियम 64 देखिये) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
193 –फुलवारी ( अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप - चुनाव 2009 से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अतविष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री उदय कुमार , ग्राम –मनोहरपुर कछुआरा, पो0 -कछुआरा, जिला - पटना जो 
राष्ट्रीय जनता दल मान्यताप्राप्त पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं । 

उस सदन में , श्री श्याम रजक के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : पटना 

( ह0) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar from 193 -Phulwari (SC ) Assembly Constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I Declare that Sri Uday 
Kumar, Village- Manoharpur , Kachhuara, P. O .- Kachhuara, Dist.- Patna Sponsored by Rashtriya 
Janata Dal recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the Resignation of Shri Shyam Rajak having been declared vacant. 
Place -Patna 

Sd./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


15 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21 घ 

(नियम 64 देखिये 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

210 - रामगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अतविष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री अम्बिका सिंह ( नाम ) ग्राम- बिछियां, पो0 - पचिलखी, थाना - दुर्गावती, 
जिला - कैमूर, जो राष्ट्रीय जनता दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं । 

उस सदन में , श्री जगदानन्द सिंह के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : मोहनियां 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
(Statutory Rules and Order) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act , 1951 . 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 210 -Ramgarh Assembly constituency . 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961 , I declare that Shri 
Ambika Singh, Vill - Bichhiya, P. O .- Pachilkhi, P. S .- Durgawati, Dist. - Kaimur sponsored by 
Rashtriya Janata Dal recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in 
that House by the resignation of Shri Jagdanand Singh . 
Place : Mohania 

Sd ./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


16 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21 घ 

(नियम 64 देखिये ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

213 – चैनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से, बिहार राज्य की विधान - सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 में 
अतविष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री बृज किशोर विंद, ग्राम - जैतपुरखुर्द, पो0- जैतपुरकला, थाना - भगवानपुर , 
जिला - कैमूर, जो भारतीय जनता पार्टी मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किये गये हैं । 

उस सदन में , श्री महाबली सिंह के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है । 
स्थान : मोहनियां 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21D 

(See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951. 
Election to the legislative Assembly of Bihar State from 213 -Chainpur Assembly constituency . 

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , I declare that SHRI 
Brij Kishor Vind, Vill .- Jaitpurkhurd , P. O .- Jaitpurkhurd , P. S .- Bhagwanpur, Dist .- Kaimur 
sponsored by Bharatiya Janata Party recognised political party has been duly elected to fill the 
vacancy caused in that House by the resignation of Shri Mahabali Singh 
Place : Mohania 

Sd ./- Illegible , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


17 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार राज्य के 215 - चेनारी ( अ0जा0 ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि श्री मुरारी प्रसाद गौतम, ग्राम - एकौनी, पो0 - लहेरी, थाना - कोचस, जिला - रोहतास जो 
इंडियन नेशनल काँग्रेस मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री ललन पासवान के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : सासाराम 

चौधरी अनन्त नारायण , 
तारीखः 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules , 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

[ FORM 21D ] 

(See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar from 215 - Chenari (SC ) Assembly Constituency. 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that Murari Prasad 
Gautam, Vill.- Akauni , P. O .- Laheri , P. S .- Kochas , Dist.- Rohtas Sponsored by Indian National 
Congress recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that House 
by the resignation of Lalan Paswan . 
Place : Sasaram 

CHAUDHARY ANANT NARAYAN , 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


18 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2009 


निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 

( कानूनी नियम और आदेश ) 


प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए ) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

228 – घोषी विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्रीमती शांति शर्मा, पति - श्री जगदीश शर्मा, ग्राम + पो0 - कोर्रा, थाना - घोषी, 
जिला - जहानाबाद जो निर्दलीय द्वारा खड़े किये गये हैं । 

उस सदन में , श्री जगदीश शर्मा के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : जहानाबाद 

( ह0) - अस्पष्ट, 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Elections Rules, 1961 
( Statutory Rules and Order ) 

FORM 21 D 

( See rule 64 ) 
( For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951 
Bye Election to the Legislative Assembly of Bihar from 228 -Ghosi Assembly Constituency . 

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Mrs . Shanti 
Sharma Village + P . O .-Korra , P . S . -Ghoshi, District- Jehanabad , Independent candidate has been 
duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Jagdish Sharma seat of 
228 -Ghoshi Assembly Constituency having been declared vacant. 
Place : Jehanabad 

Sd./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 सितम्बर 2009 


19 


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
(कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21घ 

(नियम 64 देखिए) 
( आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब स्थान सविरोध हो ) 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा -66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 
235 - बोधगया ( अ0जा0) विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य की विधान - सभा के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि श्री कुमार सर्वजीत, मोहल्ला - मस्तीपुर, पो0 - बोधगया, थाना - बोधगया, जिला - गया, जो 
लोक जनशक्ति पार्टी मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 

उस सदन में , श्री हरि मांझी के पद त्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : गया 

( ह0 ) - अस्पष्ट , 
तारीख: 17 सितम्बर 2009 

रिटर्निंग आफिसर । 


Conduct of Election rules 1961 
Statutory Rules and Order 

FORM 21D 

( See rule 64 ) 
(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested ) 
Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act , 1951 . 

___ Election to the Legislative Assembly of Bihar from 235 - Bodh Gaya (SC) Assembly 
Constituency In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the 
People Act, 1951 , read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 
KUMAR SARVAJEET, Moh .-Mastipur, P .O .+ P .S . - Bodhgaya , Distt.- Gaya Sponsored by Lok 
Jan Shakti Party recognised political party has been duly elected to fill the vacancy caused in that 
House by the resignation of Shri Hari Manjhi. 
Place : Gaya 

Sd ./- Illegible, 
Date : 17th September 2009 

Returning Officer. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 485 - 571 + 300- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


